निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 739 ) 


5 आश्विन 1935 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 27 सितम्बर 2013 


वित विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धिपत्र 

27 सितम्बर 2013 
सं० को0प्र0 / स्था0 - 35 / 2011- 10103 — वित विभागीय अधिसूचना संख्या को0प्र0 / स्था0 - 35 / 
2011 - 10017 दिनांक 26 - 09 - 2013 को निम्न रुप से पढ़ा जायः 

“ श्रीमती रूपम , सहायक निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय, पटना को अगले आदेश तक सहायक 
निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय , पटना के पद को वरीय लेखा पदाधिकारी के समकक्ष पद में उत्क्रमित 
करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । ये पूर्ववत् वित्त ( व्यैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग ) 
विभाग , पटना के प्रभारी पदाधिकारी के रुप में कार्य करती रहेंगी । ” 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस , 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 739 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


